SHANT 


CRIMA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 आषाढ़ , 1940 ( श० ) 
6 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 647 


राँची, शुक्रवार 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
2 जुलाई , 2018 ई० 


संख्या-13/ पी०2- 102/2016 - 3654/ सी० -- श्री राजकुमार लकड़ा, भा०पु०से० ( 2005), प्रभारी 
पुलिस उपमहानिरीक्षक, संथाल परगना क्षेत्र , दुमका को भारतीय पुलिस सेवा के वरीय प्रवर कोटि 
( सेलेक्शन ग्रेड ) ( अपुनरीक्षित वेतनमान रू० 37,400 -67, 000 , ग्रेड पे- रू० 8700/-) में दिनांक 
1 जनवरी , 2018 के प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है | 
II. प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री लकड़ा का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रामलखन राम , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 647 -- 50 


